निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 459 ) 


18 आषाढ़ 1932 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 9 जुलाई 2010 


पथ निर्माण विभाग 
- - - - - - - 

अधिसूचना 

21 जनवरी 2010 
सं० निग / सारा - 4 ( पथ) - पु0नि0नि0 - 63 / 09 - 1107 ( एस ) – श्री शिव रत्न प्रसाद सिंह , तत्कालीन 
परियोजना अभियंता, अवर प्रमंडल, दरभंगा, बिहार, राज्य पुल निगम लिमिटेड, पटना सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा 
में पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना को दिनांक 22 जून 2009 को वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल दरभंगा 
द्वारा विभाम में योगदान देने के लिए विरमित कर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिस्थानी को प्रभार नहीं सौपने के 
आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के आलोक में विभागीय 
अधिसूचना संख्या 9223 (एस), दिनांक 25 अगस्त 2009 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था । 

श्री शिव रत्न प्रसाद सिंह , सहायक अभियंता (निलंबित ) पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना द्वारा दिये गये 
आवेदन के अवलोकनोपरांत पाया गया कि श्री सिंह द्वारा अपने प्रतिस्थानी के आने के उपरांत दिनांक 23 जुलाई 
2009 को प्रभार सौंप दिया गया । 

___ अतएव श्री शिव रत्न प्रसाद सिंह , सहायक अभियंता (निलंबित ) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के 
आवेदन पर सम्यक विचारोपरांत निम्न निर्णय लिया जाता है : 

( 1) इन्हें भविष्य के लिए संचेत करते हुए तत्कालिक प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है । 
( 2) निलंबन अवधि को कर्तव्य पर बिताई गई अवधि मानी जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0) - अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 459- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


